निबंधन संख्या पी0टी0-40 


wate जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 पौष 1944 (210) 
(सं० पटना 31) पटना, वृहर्पतिवार, 5 ज्ननावरी 2023 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
27 दिसम्बर 2022 

Wo 03 / स्था0रा0अ0(पदस्थापन-66वीं)-83 / 2022 / 690 8) /रा०---विभागीय अधिसूचना सं0-680(3) / रा0, 
दिनांक-23.12.2022 के क्रम सं0-58 पर अंकित श्री अनुपम कुमार (अनुक्रमांक-237482, गृह जिला-भागलपुर) को 
अंचल कार्यालय, आजमनगर, कटिहार के WA पर अंचल कार्यालय, अमदाबाद, कटिहार के अधीन राजस्व 
अधिकारी के Rat पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। 

2. तदनुसार विभागीय अधिसूचना सं0-680(3) / रा0, दिनांक-23.12.2022 को इस हद तक संशोधित समझा 
जाए तथा शेष सभी प्रविष्टियां यथावत रहेंगी | 

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 


बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
कंचन कपूर, 
सरकार के संयुक्त सचिव। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 31-571+10-डी0टी0पी0 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


